रजिस्ट्री सं. डी. एल. -33004/98 


RIGD. NO. ID , L.- 33004/ 98 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


17 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) . 
PART II - - Section 3 - Suh- section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं0 487 ] 
No. 487 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 16 , 1998 / अग्रहायण 25 , 1920 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16 , 1998 /AGRAHAYANA 25 , 1920 


- 


- 


खाध और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 
( शर्करा और खाद्य तेल विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1998 


सा. का . नि . 741 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 81955 
का 108 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और वनस्पति 
तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश , 1947 तथा वनस्पति तेल उत्पाद हैं क्वालिटी का 
मानक आदेश , 1975 को उन बातों के सिवाए अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित 
अदेश करती है , अर्थात : 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ - 818 इस आदेश का संक्षिप्त नाम 
वनस्पति तेल उत्पाद विनियमन 8 आदेश , 1998 है । 
828 इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है । 

38 यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
2. परिभाषाएं : - इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो , 
एक " अधिनियम " से आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 1955 का 108 


3384 GI/ 98 - 1 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) 


अभिप्रेत है , 
खि "बेकरी मोई " से बेकरी उत्पादों के विनिर्माण में मोई या किण्वी कारक 
के रूप में अर्थात बेकरी उत्पाद में इसकी मुलायमता और आयतन में अनुसंगी वृद्धि 
सहित अपेक्षित कोषीय संरचना के विकास के वर्धन के लिए उपयोग के लिए 
बनाया गया वनस्पति अभिप्रेत है , 
ग " संमिश्रित खाद्य वनस्पति तेल " से दो या दो से अधिक खाद्य बनस्पति 
तेलों का अधिमिश्रण अभिप्रेत है , 
घ विकास आयुक्त " से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनस्पति तेल उत्पाद विकास 
अयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है और जिसमें इस 
अदेश के अधीन वनस्पति तेल उत्पाव आयुक्त की किसी एक या सभी शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित 


ड . " हाइड्रोजनीकरण " से अभिप्रेत है किसी स्वाध वनस्पति तेल में किसी 
उत्प्रेरक का प्रयोग करके अर्द्ध ठोस गाढ़ापन वाली वसा उत्पन्न करने के लिए 
हाइड्रोजन के योग की प्रक्रिया , 

च , " अंतःएस्तरण " से कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उत्प्रेरक 
के उपयोग से एक या अधिक स्वाध तेल अभिक्रिमित किए जाते हैं ताकि उसके 
परिवर्तनशील भौतिक गुण जैसे गलनांक , श्यानता, आपेक्षिक घनत्व को ग्लिसराइड 
अर्थशी के भीतर वसीय अल्म स्थितियों के पुनर्जीवन्यास के लगभग लाया जा सके , 

छ " लेबल " से अभिप्रेत है किसी वनस्पति तेल उत्पाद के आधान पर 
मुद्रित , द्रित , स्टेसिल किया हुआ , उत्कीर्ण या स्टाम्पित तथ्य का प्रदर्शन , 
ज "मार्जरीन " से स्वाय तेलों और जल सहित वसाओं का पायसी अभिप्रेत 


६झ "उत्पादक " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी वनस्पति तेल उत्पाद 
विनिर्माण के कारबार में लगा हुआ है , 


[ भाग [[ - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


हज " परिष्करण " से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी वनस्पति तेल 
के अम्लीकृत , विजित और निर्गन्धीकृत किया जाता है , 


१ट " रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र " से ऐसा रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है जो इस 
अदेश के खंड 3 के अधीन किसी उत्पादक को स्वीकृत किया जाता है , 


8ठ "नमूने " से इस आदेश के लंड 6 का उपखंड 28 के अधीन लिया 
गया नमूना अभिप्रेत है , 


{ड 


" अनुसूची " से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है , 


पढ़ " वनस्पति " से मानव उपभोग के लिए बनाया गया हाइड्रोजनीकृत 
वनस्पति खाद्य तेल अभिप्रेत है , 


पण "वनस्पति तेल उत्पाद " से खाद्य प्रयोजनों के लिए ऐसा उत्पाद अभिप्रेत 
है जो किसी या किन्ही प्रक्रियाओं या संक्रियाओं अर्थात परिष्करण विलायक 
नष्किर्षित तेल को छोडकर , संमिश्रण , हाइड्रोजनीकरण या अंत :एस्तरण और 
शीतत्वि ऐसी प्रकिया जिसके द्वारा खाद्य वसा और तेल शीतलन के माध्यम से 
प्रभाजित किए जाते हैं और जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई अन्य प्रक्रिया भी आती है 
जे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए , के संयोजन से एक या 
अधिक स्वाध तेलों से . अभिप्राप्त किए जाते हैं । 


3 . रजिस्ट्रीकरण : - 818 इस आदेश के प्रारंभ की तारीख को और प्रारंभ 
की तारीख से कोई भी उत्पादक तब तक कोई उत्पादक का कारबार नहीं करेगा 
जब तक कि ऐसा उत्पादक अनुसूची -1 में यथा विनिर्दिष्ट आयुक्त को आवेदन 
नहीं कर देता है और अनुसूची- 2 में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARI II -~- SES . 3(i)] 


अभिप्राप्त नहीं कर लेता है , 


परन्तु यह कि वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के 
अधीन किए गए सभी रजिस्ट्रीकरण इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझे आएंगे , 


परन्तु यष्ठ ओर कि ये रजिस्ट्रीकरण , इस आदेश के उपबंधों की 
अनुपालना करेंगे । 


328 कोई भी उत्पादक इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक 
पात्र नहीं होगा जब तक कि नमूनों के वश्लेिषणात्मक परीक्षण के लिए उनकी 
अपनी प्रयोगशाला सुविधाएं उसके पास नहीं है । 


838 आवश्यक जांच करने के पश्चात आयुक्त जैसा वह ठीक समझता है , 
अवेदक के अनुसूची -2 में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र जारी कर देगा 
या कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर देगा । 


4 . रजिस्ट्रीकरण का रखकरण - आयुक्त , उत्पादक को सुनवाई का अवसर 
देने के पश्चात , इस आदेश के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए इस आदेश के 
अधीन उसे मंजूर किए गए किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा । 


5 . अपील - कोई व्यक्ति , जो खण्ड 4 के अधीन रदकरण के आदेश से 
व्यथित हैं ऐसे आदेश के विस्त केन्द्रीय सरकार को , ऐसे आदेश की प्राप्ति के . 
तीस दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का 
चिनिश्चय अन्तिम होगा । 


6 . 


वनस्पति तेल उत्पादों का उत्पादन विनियमित करने की शक्ति 


[ भाग 


- खण्ड 


3 (it ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


818 कोई भी उत्पादक , तब तक किसी वनस्पति तेल उत्पादन का 
विनिर्माण , विक्रय के लिए संग्रहण , विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं 
करेगा जब तक कि यह क्वालिटी के मानकों और क्रमशः वनस्पति के लिए 
अनुसूची -3 में , बेकरी मोई के लिए अनुसूची-4 में , मार्जरीन के लिए अनुसूची- 5 
में और संमिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के लिए अनुसूची -6 में यथा विनिर्दिष्ट 
वनस्पति तेल उत्पादों के लिए अन्य अपेक्षाओं के समनुरूप नहीं है। 


परन्तु यह कि आयुक्त , केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से , 
विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में लिखित में कारणों का अभिलेख करके सार्वजनिक हित में 

और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए धनस्पति तेल उत्पादों की किसी किस्म के ऐसे 
विनिर्माण , संग्रहण या विक्य के लिए इस आदेश में विनिर्दिष्ट कोई या सभी 
मेक्षाओं को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा । 


828 आयुक्त , वनस्पति तेलों की उपलब्धता और सभी अन्य सुसंगत कारणों 
के ध्यान में रखते हुए वनस्पति के विनिर्माण में अनुसूची -3 में विनिर्दिष्ट किसी 
वनस्पति तेल को उपयोग करने की अधिकतम या न्यूनतम सीमा विहित कर 


सकेगा । 


7. मासिक विवरणियों विहित करने की शक्ति प्रत्येक उत्पादक , विकास 
अयुक्त को आगामी मास की सात तारीख तक उस मास के दौरान विनिर्माण किर 
गर , विक्रय किए गए या आयात किए गए या निर्यात किए गए प्रत्येक वनस्पति 
तेल उत्पाद के संबंध में एक विवरणी किसी ऐसे प्रारूप में , जो समय - समय पर , 
अयुक्त दारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, भेजेगा । 


8. 


निरीक्षण करने , प्रवेश करने और नमूना लेने की शक्ति 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PARI II - SE( 3(i)] 


818 आयुक्त , किन्ही ऐसे परिसरों , यानों या जलयानों में प्रवेश कर सकेगा 
और निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे वनस्पति तेल उत्पादों के स्टाक को जब्त कर 
सकेगा जिनके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि इस 
अदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है 
या उल्लंघन किया जाने वाला है । 


28 आयुक्त , ऐसी प्रकिया के अनुसार जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी, परीक्षण के लिए वनस्पति तेल उत्पादों के 
नमूने ले सकेगा । 


४३६ आयुक्त , वनस्पति तेल उत्पाद जिसके अंतर्गत उनके उत्पादन में 
उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री भी है , के उत्पादन , प्रदाय , वितरण , 
अयात और निर्यात सं संबंधित किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा या 
निरीक्षण करवा सकेगा और प्रत्येक उत्पादक , आयुक्त को ऐसी सभी सूचनाएं देने 
के लिए आषत्र होगा। 


___ शक्तियों का प्रत्यायोजन - केन्द्रीय सरकार , राजपत्र मे अधिसूचना 
दारा , यह निदेश दे सकेगी कि इस आदेश दारा आयुक्त को प्रदत्त कोई या सभी 
शक्तियां , ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो निदेश में विनिर्विष्ट की जाए , यदि कोई 
हो , निम्नलिखित दारा भी प्रयोक्तव्य हो सकेगी 


818 केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या प्राधिकारी , और 


828 कोई राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी 


या प्राधिकारी । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] | 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


अनुसूची - 1 

खाड 38 । देखिर 
वनस्पति तेल उत्पाद विकास और विनियमन 
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 


आदेश , 1998 के अधीन 


सेवा में , 


धनस्य ति तेल उत्पाद आयुक्त , 
वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय , 


महोदय, 


आवेदक का नाम और पता अनुरोध करता हूं /करते हैं कि मुझे / हमें , वनस्पति तेल उत्पाद 
विकास और विनियमन आदेश , 1998 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए । 
1. एफक का नाम और पता अवस्थान 
2. विनिमणि की प्रस्तावित मद 

और वार्षिक संस्थापित मता 
- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
सं. । वनस्पति तेल उत्पाद विनिर्माण एकक के संस्थापन मैट्रिक टनों में वार्षिक 

संस्थापित क्षमता 


- 


की तारीख 


- 


- 


+ 


-- 


+ 


- 


}- 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


( PART II --- SE . 3(i)] 


D 


THEOLETE OF INDIA ENTRAORDINARY __ _ PAKIS 


____ 3. संयंत्र और मशीनरी के ब्यौरे 


4. 


क्या एकक इस आदेश की अनुसूचियों 
में विनिर्दिष्ठ परीक्षा करने के लिए 
विलेकीय प्रयोगशाला से सज्जित है 


हा /नहीं 


। यदि हां , तो उसके ब्यौरे 


मैं / हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं , कि उपरोक्त्त विवरण मेरी/ हमारी सर्वोत्तम 
जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं / हम वनस्पति तेल उत्पाद 

विकास और विनियमन आदेश, 1998 और साथ ही उक्त आदेश के अधीन किए गए 
पिसी आक्षण और निवेश के सभी उपबंधों का अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हूं/ । 
स्थान . . . . . 
तारीख . . . . . 
आवेदक के हस्ताक्षर 

आवेदक की पूर्ण विशिष्टिया अर्थात् 
गुस्पष्ट अक्षरों में नाम और पदनाम है 


[ भाग II - खण्ड 3( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची - 2 
खाड 381 38 देखिए 


100 


3 


3 


खाध और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 

धर्मरा और खाद्य तेल विभाग 
वनस्पति , वनस्पति तेल तथा पता निदेशालय 


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र 
- - - - - - - - - 


यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स . . . . . . . . . . . . . . . . को 
इस निदेशालय के साथ वनस्पति तेल उत्पाद विकास और विनियमन आदेश , 1998 
के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और नीचे वर्णित रजिस्ट्रीकरण संख्या आबंटित 
की जाती है : 


तारीख 


. . . . . . . . . . . . . . . . पर अवस्थित कारखाने के लिए निम्नलिखित 
के विनिर्माण के लिए : 


म 


पाक्षिक संस्थापित मता 
मैट्रिक टनों में 


10 


live 


dvig 


तारीख : 


वनस्पति तल उत्पाद आयुक्त 


3334/ 6 / / / - 2 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


IPARI II - SFE . (i) 


अनुसूची - 3 
खंड 618 देखिए 


वनस्पति 


। वनस्पति निम्नलिखित एक या अधिक वनस्पति रोलों से तैयार किया जाएगा : 


cor 


x 


Fi नारियल तेल 
tiik बिनौला तेल 
1118 धूपा वसा 
Bi / मूंगफली तेल 
IV . कोकुम वसा 
avi अलसी तेल 
aviis महुआ तेल 
villk मक्का कॉन तेल 
kix8 आम गिरी वसा 

xहूँ सरसों /तोरिया तेल 
kxir ताइ तेल 
xiisa फलवारा वसा 
xiiit चावल भसी तेल 
Ex1 / 8 कुसुंभ , करडी तेल 

xivit सॉल बीज तेल (107 ) 
Exiviit तिल तेल 
xviiis सोयाबीन तेल 

सूरजमुखी तेल 
fxxx तरबज बीज तेल 
xxxi खाद्य प्रयोजनों के लिए आयातित वनस्पति तेल 


. 


x 


[ भाग II - खण्ड (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


x 


D 


. 


128 उत्पाद में अपरिष्कृत या परिष्कृत तिल तिल तेल पर्याप्त मात्रा में 

यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्विष्ट होगा कि उत्पाद, खाद्य अपमिश्रण 
निवारण अधिनियम और नियम , 1955 के परिशिष्ट - ख के क . 198x में जो 

अपेशा बुडाइन परीक्षण के लिए दी गई है उसके अनुस्मता करता है । 
83₹ उपरोक्त 28 में विनिर्दिष्ट परिष्कृत वनस्पति तेल खाध अपनिश्रण 

निवारण अधिनियम एवं नियम , 1955 के परिशिष्ट के मद के 17. 5 या 
विलायक निष्कर्षत उत्पाद विकास और विनियमन आदेश 1998 के 

अधीन विहित क्वालिटी के मानकों के अनुस्म होगे । 
हूँ उत्पाद निम्नलिकि अपेक्षाओं का समनुस्पण करेगा : 

हूँ आर्द्रता द्रव्यमान के आधार 0. 25 से अनधिक 

पर प्रतिशत 
३ । गलनांक 

310 से. ग्रे . से 41 ते. . 
iii 60° से. पर 

40. 0 से अन्यून 
व्यूटिरोरिफेक्टोमीटर पठन 
Riv असाबुनीकरणीय पदार्थ 

द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत : 
४८४ जहां वनस्पति में चावल 2. 0 से अनधिस 

चोकर तेल का उपयोग 
द्रव्यमान के आधार पर 

30 प्रतिशत से कम है । 
हख जहां वनस्पति में चावल 3. 4 से अनधिक 

भूसी तेल का उपयोग 
द्रव्यमान के आधार पर 

30 प्रतिशत से अधिक है । 
vt मुक्त वसा अम्ल ( ओलिक अम्ल के 0. 25 से अनधिक 

स्प में द्रव्यमान के आधार पर 
प्रतिशत 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(1)]] 


2. 0 लाल यूनिटों से हाका नहीं 


VIE बुडाइन परीक्षण लाबी बॉण्ड 

स्केल पर । से. मी . शैल में 
aving कृत्रिम विटामिन ए 


. 


पैक करने के समय पर प्रति ग्राम 
25 . 0 अन्तर्राष्ट्रीय यूनिटों से 
कम नहीं और जब स्टीमनी 
द्रिक्लोराइड कार्र -ग्राइस रीजेंट , 
के साथ परीक्षण किया जाएगा 
तो पॉजिटिव परीक्षा होगा । 
1. 5 पी . पी . एम . से अधिक नहीं । 


viii 


अवशिष्ट निकेल 


टिप्पण : परीक्षण की पदतिया आई. एस. 548 भाग - 28 के अधीन यथा 
विहित होंगी । 

अनुसूची 


खंड 6 818 देखि 


बेकरी मोई 


बेकरी मोई यदि वातित की जाती है तो अनुसूची -3 में विहित वनस्पति 
के लिए अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं के समनुस्म होंगी : 


। 


उत्पाद के विनिर्माण में केक्न नाइट्रोजन या किसी अन्य अक्रिय गैस का 
उपयोग किया जाएगा । 


28 उत्पाद में ऐसी मैस की मात्रा उसके आयतन के आधार पर 
12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 

अनुसूची - 5 

ईड 6818 देखिए 
। वनस्पति के लिए अपेक्षाओं के उपांतरण/ अतिरिक्त मार्गरीन निम्नलिखित 
अपेक्षाओं के समनुस्म होगी : 
hit वसा अंतर्वस्तु वनस्पति या वनस्पति ४० से कम नहीं 

और परिष्कृत वनस्पति तेलों का 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मिश्रण? द्रव्यमान के आधार पर 

प्रतिशत 
tiig आर्द्रता , द्रव्यमान के आधार पर 

प्रतिशत 


Cox 


12 से कम नहीं और 16 से अधिक 
नहीं 


iii पैक करने के समय पर कृत्रिम 

प्रति ग्राम 30. 0 अन्तर्राष्ट्रीय 
विटामिन ए 

यूनिट से कम नहीं 
120 वनस्पति के लिए अपेधाओं के अतिरिक्त मार्जरीन की पृथक्कृत वसा क्वालिटी 
की निम्नलिखि उपांतरित अपेक्षाओं के अनुस्म होगी : 
it गलनांक 

31°से . से 37°से. 
tiig बुडाइन परीक्षण लोबी बॉण्ड स्केल 2. 5 लाल यूनिटों से हल्का नहीं 

पर । से. मी . पेक्षा में 
टिप्पण : परीक्षण की पद्धतियां आई. एसः 548 8भाग- 20 के अधीन यथा विहित होगी । 


अनुसूची -6 
साड - 6818 देखिए 

सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल 
मिश्रित स्वाद्य वनस्पति तेल निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे : 
318 आर्द्रता और वाष्पशील पदार्थ द्रव्यमान के आधार 0 . 2 से अनधिक 

पर प्रतिशत 
828 अम्लमान : 

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम ,1955 के 
परिशिष्ट- प के मद क - 17 • 24 के अधीन 

यथाविहित 
असावुनीकीकरण पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत : 
81 8 चावल चोकर तेल के साथ सम्मिश्रण 3 . 0 से अनधिक 
8 28 अन्य खाद्य वनस्पति तेलों के साथ सम्मिश्रण 1 . 5 से अनधिक 
स्फुरांक 

250 से0 से 


अन्यून 


[ फा. सं . 2 - वी . पी. ( 1 )/ 97 ] 
मुषमा नाथ, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PARI 11 - Slr 3 (1)] 


Annen 


MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS 
(Department of Sugar and Edible Oils) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th December, 1998 


G . S. R . 741( E ). - In exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities 


Act, 1955 ( 10 of 1955 ), and in supersession of the Vegetable Oil Products ( Control) Order, 1947 


and the Vegetable Oil Products ( Standards of Quality ) Order, 1975 , except in respect of things 


done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the 


following Order, namely - 
1 Short title , extent and commencement.- ( 1) This Order may be called the Vegetable Oil 
Products ( Regulation ) Order, 1998 . 
(2 ) It extends to the whole of India . 


( 3 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 
2 Definitions.- In this Order, unless the context otherwise requires. 
(a ) “ Act" means the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), 
(b ) " bakery shortening ” means Vanaspatimeant for use as a shortening or leavening agent in the 
manufacture of bakery products, that is, for promoting the development of the desired cellular 
structure in the bakery product with an accompanying increase in its tenderness and volume; 
(c ) " blended edible vegetable oil" means an ad -mixture of two or more edible vegetable oils ; 
( d ) Commissioner" means the officer appointed as the Vegetable Oil Products Commissioner by 
the Central Government and includes any other officer authorised by him to exercise any or all of 
the powers of the Vegetable Oil Products Commissioner under this Order ; 


( e ) “ hydrogenation " means the process of addition of hydrogen to an edible vegetable oil using a 


catalyst to produce a fat with semi-solid consistency ; 
(f) “ interesterification” means the process by which one oi more edible oils are treated , through 
the use of a catalyst, so as to bring about a re- arrangement of the fatty acid positions within the 


i 477 11 - 


? 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


glyceride moieties , thereby changing the physical properties like melting point, viscosity , specific 


gravity ; 


(8 ) " label" means y display :) f printed , perforated , stencilled , embossed or stamped matter on the 


container of any vegetable di product; 
(h ) “ margarine” means an ion of edible oils and fats with water, 
(i) producer” means a per . enned in the business of manufacturing any vegetable oil 


product; 
(1) " refining " means a process by which any vegetable oil is deacidified , bleached and deodorised ; 
(k ) " registration certificate " means the registration unted to a Producer under clause 3 of this 
Order; 
(1)“ sample ” means a sample taken under sub -clause (2) of clause 8 of this Order ; 
(m )“ Schedule” means a Schedule appended to this Order; 
(n ) “ vanaspati” means hydrogenated vegetable edible oil meant for human consumption ; 
(o ) “ vegetable oil product" means any product obtained for edible purposes by subjecting one or 
more edible oils to any or a combination of any of the processes or operations namely , refining 
( excluding solvent extracted oil ), blending, hydrogenation or interesterification and winterisation 
(process by which edible fats and oils are fractionated through cooling), and includes any other 
process which may be notified by the Central Government in the Official Gazette . 
3. Registration.- (1) On and from the date of commencement of this Order, no producer shall 
carry on business of a producer unless such producer has made an application to the 
Commissioner as specified in the Schedule-I, and has obtained a registration certificate as 
specified in the Schedule - II: 


Provided that all registrations made under the Vegetable Oil Products (Control) Order 1947, shall 


be deemed to be registered under this Order: 


Provided further these registrations shall comply with the provisions of this Order . 
(2 ) No producer shall be eligible for registiation under this Order unless he has his own laboratory 
facilities for analytically testing of samples. 
(3 ) After making necessary enquiries, the Commissioner shall, as he deems fit , issue the 
registration certificate as specified in Schedule - Il to the applicant, or reject the application , for 


reasons to be recorded in writing . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part JI- SEC 3(1)] 


4 . Cancellation of registration - The Commissioner, may , after giving the producer an opportunity 


of being heard , cancel any registration granted to him under this Order for any contravention of 


the provisions of this Order . 


5 . Appeal - Any person who is aggreived by the order of cancellation under clause 4 may make 


an appeal to the Central Government against such order within a period of thirty days of the 


receipt of such order and the decision of the Central Government shall be final. 


6 . Power to regulate production of vegetable oil products.- ( 1 ) No producer shall manufacture, 
stock for sale, sell or offer for sale, any vegetable oil product unless it conforms to the standards 
of quality and other requirements for vegetable oil products as specified in Schedule- III for 
Vanaspati, in Schedule- IV for Bakery shortening , in Schedule - V for Margarine, and in 
Schedule - VI for Blended edible vegetable oil respectively : 
Provided that the Commissioner with the previous approval of the Central Government may, by 
order , in public interest , for reasons to be recorded in writing, in specific circumstances and for a 
specified period , relax any or all of the requirements specified in this order for such manufacture, 
stocking or sale of any variety of vegetable oil products . 
(2 ) The Commissioner may, having regard to the availability of vegetable oils and all other 
relevant factors, prescribe the maximum or minimum limit of usage of any vegetable oil specified 
in the Schedule- III in the manufacture of vanaspati . 
7 . Power to prescribe monthly returns.- Every producer shall furnish by the seventh day of the 
following month to the Commissioner a return in respect of each vegetable oil product 
manufactured , sold or imported or exported during that month in a form as may be specified by 
the Commissioner from time to time. 


8 . Power to carry out inspection , entry and sampling.- ( 1 ) The Commissioner may enter and 


inspect any premises , vehicles or vessels and seize the stocks of vegetable oil products, in respect 


of which he has reason to believe that a contravention of any of the provisions of this Order has 
been or is being or is about to be committed . 
(2) The Commissioner may take samples of vegetable oil products for examination as per 
procedure which may be specified by the Central Government from time to time, in this behalf . 
(3 ) The Commissioner may inspect , or cause to be inspected any . record relating to the 
production , supply , distribution , import and export of vegetable oil products including the 


[ 777 11 - 


15 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


purchase of raw materials used in their production and every producer shall be bound to furnish 


all such information to the Commissioner 


9 . Delegation of powers - The Central Government may , by notification in the official Gazette , 


direct that any or all of the powers conferred , on the Commissioner by this Order shall, subject in 


such conditions , if any, as may be specified in the direction , be exercisable also by 


( 1 ) any officer or authority of the Central Government; and 


( 2 ) a State Government or any officer or authority of a State 


Government 


Schedule - 1 


[ Seu clause 3( 1 )] 


Application for registration under the Vegetable Oil Products (Regulation ) Order, 1948 . 


To 


The Vegetable Oil Products Commissioner, 
Directorate of Vanaspati , Vegetable Oils and Fats , 


Sir , 


I/We 
(Name and address of the applicant) request that I/wemay be registered under the Vegetable Oil 
Products (Regulation ) Order, 1998 . 


Name and address 
(location ) of the unit 


2 . 


Proposed item of manufacture 
and annual installed capacity 


S .No . 


Vegetable Oil Product 


Date of installation of 
manufacturing unit 


| Annual installed capacity 

in metric tonnes 


- 


- 


- 


- - 


- - 


3. 


Details of plant and machinery : 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part II - Siri (1) 


Yes / No 


4 (i) Whether the Unit is equipped 

with an analytical laboratory 
to carry out the tests specified 
in the Schedules to this Order 


(ii) 


If yes , the details thereof 


I ! We hereby courity that the above 1.11ement is true and correct to the best of my/our knowledge 
and heller i We hereh undertake to comply with all the provisions of the Vegetable Oil 
Pichlucts (Regulation ) () idei , 19198 


Place 


Date 


Signature of the implicant 
( Full particulars of the applicanum 
name and designation et uhlochin porsi 


( 11 - 


10) 


भारत का राजपत्र । समाचार 


- - - - - - 


- 


Schedule - II 


[ See clause 3 ( 1 )( 3 )} 


Ministry of Food and Consumer Atlais 

(Department of Sugar and Edible Oils ) 
Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats 


Registration Certificate 


This is to certify that M /s ... ....... . 

. . . . . .... is hereby registered under 
Vegetable Oil Products (Regulation ) Order . 1998 with this Directorate and is allotted the below 
mentioned Registration Number : 


No. 


Date 


for the factory located at .. 
products: 


. . .. .. for manufacture of the following 


Itens 


Annual installed capacity 
(in Metric Tonnes ) 


Dated : 


- - - 


Vegetable Oil Products Commissioner 


TIE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


Pirill - -SF2 , (i ) 


20 


AL 


Schedule - III 


[ See clause ( 1 ) and ( 2 ) 


Vanaspati 


( 1 ) 


Vanaspati shall be prepared from one or more of the following vegetable oils . 


(i) Coconut Oil 
( ii ) Cottonseed Oil 

Dhupa Fat 
( iv ) Groundnut Oil 
( v ) Kokum Fat 
( vi) Linseed Oil 
( vii ) Mahua Oil 
( viii ) Maize ( Corn ) Oil 
( ix ) 

Mango Kernel Fat 

Manvo K 
(x ) Mustard / Rapeseed Oil 
(xi) Nigerseed Oil 
( xii ) Palm Oil 
( xiii ) Phulwara Fat 
( xiv ) Ricebran Oil 
( XV ) Safflower (Kardiseed ) Oil 
( xvi) Salseed Oil( upto 10 % ) 
( xvii ) Sesame Oil 
( xviii ) Soyabean Oil 
(xix ) Sunflower Oil 
(XX ) Watermelon seed oil 
(xxi) Vegetable oils imported for edible purposes 


( 2 ) 


The product shall contain raw or refined Sesame( Til) Oil in sufficient quantity to 
ensure that the product conforms to the requirement for Baudouin Test as given in 
A . 19 (x ) of Appendix B to the Prevention of Food Adulteration Act & Rules, 1955 . 


( 3 ) 


The refined vegetable oils specified in (2 ) above shall conform to the stand 
quality prescribed under Item A . 17. 15 of Appendix B to the Prevention of Food 
Adulteration Act & Rules, 1955 or Schedule -IV to the Solvent Extracted Products 
(Regulation ) Order, 1998 . 


17 11 --- FT? ( ) 


भारत का गमपन . अमाधारण 


( 4 ) The product shall conform to the following requirements - 


Not more than 0 , 25 


Moisture , per cent 
by mass 


Melting point 


l 10110 


(iii) 


Butyroiefractome!cr reading al ( n " 


Vorless than 100 


(iv ) 


Unsaponifiable matter 
per cent by mass - 


Notmit ihan 2.0 


( a ) where the use of ice brar 

oil in vanaspali is less than 
30 per cent by mass 


No more than 


+ 


(b ) where the use otrict hratni 

oil in vanaspati is more ihan 
30 per cent by mass 


(v ) 


Votmore than 1 .25 


Free fatty acid ( as oleic acid ). 
per cent hy mass 


Vot lighter than 20 Red Units 


Baudouin Test r in 1 cm cell 
on Lovibond scale ) 


( vii ) 


Synthetic Vitamin A 


Not less than 25 0 International Units 
per gram at the time of packing and 
shall test positive when tested with 
Antimony Trichloride ( Carr-Price 

Reagent) 


(viii ) Residual Nickel 


Not more than 1.5 ppm 


Note : Methods of testing shall be as prescribed under IS 548 ( Part Il). 


TUE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


(Pirill -S 


till 


Schedule - IV 


[ See clause 611 )] 


Bakery Shortening 


In addition to the requirements for Vanaspani prescribed in the Schedule -ul, bakery 
shortening, if aerated , shall conform to the following requirements . 


( 1 ) Only nitrogen or any other inert us shall be used in the 

manufacture of the product, 


(2 ) The quantity of such gas in the product shall not exceed 12 per cent by 

volume thereof 


Schedule - t 


[ See clause ( 1) ] 


Margarine 


( 1 ) In modification /addiuion to the requirements for Vanaspati. Margarine : hall contorm to the 
following requirements - 


Not less than 89 


(i) Fat content ( Vanaspati or a mixture 

of vanaspati and refined vegetable oils ), 
per cent by mass 


(ii) Moisture, per cent by mass 


Not less than 12 and 
notmore than 16 


( iii ) 


Synthetic Vitamin A 
at the time of packing 


Not less than 30 0 International 
Unit per gram 


( 2 ) 


In addition to the requirement: for Vanaspati, the separated fat ofMargarine shall 
conform to the following modified requirements of quality : 


(i) 


Melting Point 


31°C to 37°C 


Not lighter than 2 .5 Red Units 


Baudouin test ( in 1 cm 
cell on Lovibond scale ) 


Note 


Methods of test shall be as prescribed under IS : 548 (Part II ) 


( 471 11 - UG ( 1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Schedule - V } 


[ See clause 041) ] 


Blended edible vegetable oil 


Blended edible vegetable oil shall contorm to the following requirements . 


( 1 ) 


Not more than 0 . 2 


Moisture and Volatile matter , 
per cent by mass 


( 2) 


Acid value. 


As prescribed under Item A 17. 24 
of Appendix B to the PFA Rules, 1955 


(3 ) 


linsaponifiable natter, per cent by mass . 


(i) 


Not more than 30 


Blend with rice 
bran oil 


( ii ) 


Not more than 15 


Blend with other 
edible vegetable oils 


(4 ) 


Flash point. 


Not less than 250°C 


IF No 2 - 1P ( 11/071 
SUSHAMA NATH . J . Secu 


Printed by the Manager, Govt of India Press ,Rmg Road , Mayapuu New Delhi- 110064 

und l ublished by the Controllur of l ublications,Delhi -110054 1998 , 


